. 


. DATLUBA 


रजिस्ट्री सं० डी० एल - 33004/ 99 


ANO . DL - 33004/99 


22|12185 


सत्यपाजपते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 3 --- उप - खण्ड (ii ) 
PART II - Section 3 - Sub-section (ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 604 ] 
No. 604 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , अक्तूबर 1, 1999 / आश्विन १, 1921 
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 1 , 1999 /ASVINA 9, 1921 


कोयला मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1999 
का . आ . 1001( अ ). - केन्द्रीय सरकार कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 20 ) 

( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र 
भाग 2, खंड 3, उपखंड ( Ii ), में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का . आ . 2491 
तारीख 22 सितम्बर, 1997 द्वारा उससे उपाबद्ध अनुसूची में भी विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 856.00 
हैक्टर ( लगभग ) या 2115 . 26 एकड़ ( लगभग ) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी । 

और इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि की बाबत, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना 
नहीं दी गई है । 

__ अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, तारीख 4 अक्तूबर , 1999 से आरंभ होने वाली अवधि को और एक वर्ष की अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट 
करती है जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों का 
अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दे सकेगी । 

अनुसूची 
नया पिसगांव उलाक 

वैनी उत्तरी क्षेत्र 

जिला - यवतमाल ( महाराष्ट्र ) 
( रेखांक सं. सी - । ( ई ) / 3 / जे. जे. एन . आर./ 630 - 0697 , तारीख 19 जून, 1997 ) 
क्र . सं . ग्राम का नाम पटवारी तहसील जिला क्षेत्र टिप्पणियां 
सर्किल सं . 

हेक्टर में 


- 


1 . वरुड . 
2. चिंचाला 


मारेगांव 
मारेगांव 


यवतमाल 
यवतमाल 


272. 00 
188 . 00 


भाग 
भाग 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II --- SEC . 3(ii )] 


- 


- 


- 


20 


यवतमाल 
यवतमाल 
यवतमाल 


3. सालेभटी 
4. पाथरी 
5 . पांढर कवडा 
6. भालेवाडी 
7. पिसगांव 
8 . पाहापल 


मारेगांव 
मारेगांव 
मारेगांव 
मारेगांव 
मारेगांव 
मारेगांव 


56 . 00 भाग 
147. 00 भाग 
12. 00 भाग 
46 . 00 भाग 
124. 00 भाग 
11 . 00 भाग 


यवतमाल 
यवतमाल 


यवतमाल 


. 


कुल क्षेत्र 856. 00 हैक्टर 
( लगभग ) या . 

2115. 26 एकड़ 
( लगभग ) 


सीमा वर्णन : 


क - ख 


रेखा बिन्दु " क " से आरंभ होती है और ग्राम वरुड से होकर जाती है तथा बिन्दु " ख " पर मिलती है । 


ख -ग रेखा ग्राम सालेभटी से होकर जाती है फिर पथरी, भालेवाड़ी ग्रामों से होकर आगे बढ़ती है और बिन्दु 

" ग " पर मिलती है । 
ग -घ रेखा ग्राम पिसगांव से होकर जाती है फिर ग्राम पाहापल से होकर आगे बढ़ती है और बिन्दु "घ " पर 

मिलती है । 


घ - उ. रेखा ग्राम पिसगांव से होकर जाती है फिर ग्राम पांढरकवडा से होकर आगे बढ़ती है और बिन्दु "ड. " 

पर मिलती है । 


इ. - च रेखा ग्राम चिंचाला से होकर जाती है और बिन्दु " ध " पर मिलती है । 


च - क 


रेखा चिंचाला ब्लाक के लिए अर्जित कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 की धारा 9 
की उपधारा (1 ) के अधीन ग्राम वरुड और चिंचाला ब्लाक की सम्मिलित सीमा के साथ - साथ ग्राम घिचाला से 
होकर गुजरती है और आरंभिक बिन्दु " क " पर मिलती है । 


[ फा . सं. 43015 /12 /97 - एल. डब्ल्यू./पीआरआईडब्ल्यू] 

सी . डी . आढा, अपर सचिव 
MINISTRY OF COAL 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st October, 1999 


$. O . 1001( E ).- Whereas by the notification of the Government of India in the 
Ministry of Coal , number S . O . 2491, dated the 22nd September , 1997 , issued under sub 
section ( 1 ) of section 4 of the Coal Bearing Areas ( Acquisition and Development ) Act, 
1957 ( 20 of 1957) ( hereinafter referred to as the said Act ) and published in Part II 
Section 3 , Sub -Section ( ü ) of the Gazette of India, dated the 4 " October, 1997, the 


[ 971 1] - 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


= 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


= 


= 


CentralGovernment gave notice of its intention to prospect for coal in the land measuring 
856 . 00 hectares (approximately ) or 2115 . 26 acres ( approximately ) in the locality 
specified in the Schedule appended thereto ; 


And whoreas in respect of the land specified in the Schedule , no notice under sub 
section ( 1 ) of section 7 of the said Act has been given ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 
7 of the said Act, the Central Government hereby specifies a further period of one year 
commencing from the 4 " October, 1999 as the period within which the Central 
Government may give notice of its intention to acquire the land or any rights in or over 
such land specificd in the Schedule. 


SCHEDULE 
NEW PISGAON BLOCK 

WANI NORTH AREA 
DISTRICT YAVAȚMAL MAHARASHTRA ) 


(Plan No. C -T(E ) III/JJNR /630-0697, dated the 19th June, 1997). 


Name of village 


Tahsil 


District 


Remarks 


Serial 
number 


Area in 
hectares 


1 
2 
3 
4 


Patwari 
circle 
number 

20 
19 
20 
19 


Warud 
Chinchala 
Salebhati 
Pathari 
Pandharkawada 
Bhalewadi 
Pisgaon 
Pahapal 


| Marogaon | Yavatmal 272 . 00 
Maregaon | Yavatmal 188. 00 
Maregaon Yavatmal 156 .00 
Maregaon Yavatmal 147. 00 
Maregaon Yavatmal 12 . 00 
Maregaon Yavatmal 46 . 00 
Maregaon 1 Yavatmal 1124 . 00 
Maregaon | Yavatmal 11.00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


8 


Total area : 


856 . 00 hectaros 

(approximately) 

or 
2115 .26 acres 

(approximately ) 


Boundary description : 


A - B : 


Linc starts from point A and passes through village Warud andmeets at 
point B , 


B - C : 


Line passes through village Salebhati , then proceeds through villages 
Pathari, Bhalewadi and Pisgaon and meets at point C 


C - D 


: 


Line passes through village Pisgaon , then proceeds through village Pahapal 
and meets at point D . 


D - E 


: 


Line passes through village Pisgaon , thon procoeds through village 
Pandharkawada and meets at point E , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II _ SEC. 3 (11 )] 


- 


mr . 


- 


- 


E - F 


: 


Line passes through village Chinchala and meets at point F . 


F - A 


: 


Line passes through village Chinchala along the common boundary of 
village Warud and Chinchala Block under sub -section (1) section 9 of tho 
Coal Bearing Aroas ( Acquisition and Development ) Act, 1957 acquired 
for Chinchala Block and meets at starting point A . 


[No. 43015/ 12/97 -LW /PRIW ) 

C .D . ARHA , Addl. Secy. 


Printed by the Manager, Govt. of India Prese, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 


